M 


. 


" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 फाल्गुन, 1939 ( श० ) 
21 मार्च, 2018 (ई० ) 


संख्या- 307 राँची, बुधवार , 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
19 मार्च, 2018 


संख्याः- 01/ नीति निर्धारण -02/ 2018 न०वि०आ०-1638-- नगर विकास एवं आवास विभाग की 
अधिसूचना संख्या - 7776 दिनांक 19 दिसम्बर , 2017 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के यातायात 
प्रबंधन , लोक सुरक्षा, पदयात्रियों की सुविधा एवं द्रुत परिचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 
झारखण्ड नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली, 2017 का गठन किया गया है । 

याचिका संख्या डब्लू०पी०(पी०आई०एल०)- 3257/ 2017, राहुल कुमार दास बनाम झारखण्ड 
राज्य एवं अन्य के द्वारा राँची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित 
करने एवं यातायात कंजेशन को कम करने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय , झारखण्ड के 
द्वारा इस मामले का अनुश्रवण किया जा रहा है । 


___ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 21 मार्च, 2018 
2 . उक्त के आलोक में राँची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत यातायात व्यवस्था के सुचारू रूप से 
संचालन एवं विनियंत्रण हेतु यातायात समिति का गठन किया जाता है , जिसका स्वरूप निम्नवत 


होगा: 


सदस्य 


सदस्य, 


( क ) मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग 

अध्यक्ष , 
( ख ) नगर आयुक्त , राँची नगर निगम 
( ग ) उपायुक्त , राँची 

सदस्य , 
( घ) वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची 

सदस्य , 
(ड) यातायात पुलिस अधीक्षक , राँची 
( च) अंचल अधिकारी, सदर राँची 

सदस्य । 
3. यातायात समिति के द्वारा झारखण्ड नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली , 2017 में 
अंकित प्रावधान के आलोक में शहरी परिवहन व्यवस्था के सुगमतापूर्वक संचालन , शहरों में ट्रैफिक 
कंजेशन को कम करने अथवा शहरों को कंजेशनमुक्त करने, पार्किंग हेतु आधारभूत संरचना का 
विकास करने एवं अन्य सुसंगत कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा । 
4 . यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 307 -- 200 


